सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 भाद्र , 1940 ( श० ) 


संख्या - 823 


राँची, शनिवार 


___ 25 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
24 अगस्त , 2018 


संख्या- परि०आ०-204/ 2016/766 -- झारखण्ड मोटरगाड़ी संशोधन नियमावली, 2017 
( झारखण्ड गजट संख्या -522 दिनांक 24 जुलाई, 2017) के आलोक में संबंधित क्षेत्रीय परिवहन 
पदाधिकारी द्वारा “ग्रामीण बस सेवा” हेतु अनुमोदित एवं संसूचित मार्गों की सूची, जिसे राज्य 
सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 65 , 95, 96 , 138 एवं 211 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय सूचना संख्या-1399 दिनांक 19 जुलाई , 2018 द्वारा 
दिनांक - 31 जुलाई, 2018 तक जनसाधारण एवं प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित 
किया गया तथा आपत्ति / सुझाव की माँग की गई थी । प्रकाशनोपरान्त विहित समय सीमा के 
अन्दर कोई आपत्ति/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तदनुसार “ ग्रामीण बस सेवा ” हेतु अनुमोदित एवं 
संसूचित निम्नलिखित मार्ग को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 25 अगस्त , 2018 


क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार , कोल्हान 
जिला-पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर 


क्र . स . 


पथ का वह अंश 
जो एन . एच. जो एस. एच. 
। में पड़ता है । में पड़ता है 
13 
( कि . मी .) । (कि . मी .) 


15 


पथ का नाम | संबंधित प्रखण्डों संबंधित | पथ की कुल 
( भाया सहित ) 

का नाम थानों का | लम्बाई 

नाम __ ( कि . मी .) 
चक्रधरपुर से कुकडू चक्रधरपुर, चक्रधरपुर , 160 
भाया टोकलो , कुचाई, कुचाई, खरसावाँ, || कुचाई , ( कि . मी .) 
खरसावाँ , गैरेज चौक, सरायकेला , खरसावाँ, 
पांडरा , कदमडीहा, गम्हरिया , सरायकेला, 
बांकसाही गेट , चाण्डिल , कुकडू कान्ड्रा, चौका, 
मोहीतपुर , डुमरा, हुदु, 

ईचागढ़ 
कान्ड्रा, चौका, 
रांगामाटी , टिकरमोड़ , 
टिकर , मिलन चौक , 
तिरूलडीह 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ब्रजेन्द्र हेमरोम , 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 823 - - 50 


